निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


18 चैत्र 1941 ( श० ) 
( सं0 पटना 526 ) पटना , सोमवार , 8 अप्रील 2019 


निर्वाचन विभाग 


अधिसूचना 

8 जनवरी 2019 
सं0 ई2 - 02 - 034 / 2018 - 02 - बिहार लोक सेवा आयोग के 56वीं से 59वीं सम्मिलित संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर 
बिहार निर्वाचन सेवा के अवर निर्वाचन पदाधिकारी के पदों पर नियुक्ति हेतु बिहार लोक सेवा आयोग, पटना का पत्रांक 
7ए / सं0प्र0प0 - 01 - 09 / 2015(227 ) लो0से0आ0 दिनांक 22. 10. 2018 द्वारा की गई अनुशंसा के आलोक में निम्नलिखित अनुशंसित अभ्यर्थियों 
को बिहार निर्वाचन सेवा के अवर निर्वाचन पदाधिकारी के पद पर वेतनमान् लेवल - 9 (₹53 , 100 - ₹1,67,800 / - ) में औपबंधिक रूप से 
नियुक्त करते हुए उनके नाम के सम्मुख स्तंभ - 8 में अंकित कार्यालय में अवर निर्वाचन पदाधिकारी (परीक्ष्यमान ) के रूप में पदभार ग्रहण की 
तिथि से निम्नांकित शर्तों के साथ पदस्थापित किया जाता है 
अभ्यर्थी का आरक्षण | जन्म तिथि 

स्थायी पता 

प्रस्तावित पदस्थापन कार्यालय फोटो 
नाम एवं मेधा कोटि 
क्रमांक 

6 
श्री अजीत कुमार, | अनारक्षित | 05 . 07 .1985 पिता - ईश्वर साह , 

मुख्य निर्वाचन 
270 

ग्राम + पो0 - गौनहा, पदाधिकारी - सह - सचिव का 

थाना –त्रिवेणीगंज , कार्यालय में रिक्त पद पर 
जिला - सुपौल, पिन - 852125 


2 


अनारक्षित | 05.02. 1984 


2 | श्रीमती वेद रिचा, | 

422 


पिता - चन्द्रदेव शर्मा द्वारा । मुख्य निर्वाचन 
कुमार नारायण शर्मा, चौधरी | पदाधिकारी - सह - सचिव का 
टोला, नजदीक पत्थर । कार्यालय में अवकाश रक्षित 
मस्जिद, महेन्द्रु , 

पद पर 
पटना - 800006 


बिहार गजट ( असाधारण ), 8 अप्रील 2019 


। 


अनारक्षित । 15. 07.1973 


श्री प्रेम शंकर 
कुमार, 488 


पिता - कृष्णा नन्द यादव , 
वार्ड नं0 - 19, शास्त्रीनगर, 

मधेपुरा - 852113, 


अनुमंडल पूर्णियाँ सदर , 

पूर्णियाँ 


4 


| 


मो0 अबु परवेज । अनारक्षित | 03. 01 . 1981 | पिता - स्व० अब्दुस सलाम, | ___ मुख्य निर्वाचन 
हैदर हैदरी, 492 

न्यू रोड, हमीद नगर , रहमत | पदाधिकारी - सह - सचिव का 
नगर, बर्नपुर, थाना -हीरापुर , ।। कार्यालय में अवकाश रक्षित 
जिला -पश्चिम बर्द्धमान , 

पद पर 
पश्चिम बंगाल , पिन 

कोड - 713325 


5 श्री दिवाकर कुमार । अनारक्षित | 02.01.1986 पिता - गौरी शंकर चौधरी , । अनुमंडल मुजफ्फरपुर ( पूर्वी) 
चौधरी, 493 

ग्राम + पो0 - श्री रामपुर, 
थाना - अशोक पेपर मिल , 
__ भाया - आनंदपुर , 
जिला - दरभंगा, पिन 

कोड - 847101 
6 | श्री शशि प्रकाश । अनारक्षित । 10 .05 . 1987 - पिता - रामनगीना राय , मकान मुख्य निर्वाचन 
राय, 494 

नं0 - 104 , ग्राम - काझाखुर्द, । पदाधिकारी - सह - सचिव का 

पोस्ट - काझाखुर्द, कार्यालय में अवकाश रक्षित 
थाना - सरायलखंसी, 

पद पर 
जिला - मऊ , उत्तर प्रदेश, 

पिन - 276403 
___ 7 | श्री अविनाश कृष्ण , | अनारक्षित । 06. 05.1980 पिता - श्री अनिल कुमार ___ मुख्य निर्वाचन 
495 

वर्मा, 

पदाधिकारी - सह - सचिव का 
C / o - श्री अर्जुन प्रसाद कार्यालय में अवकाश रक्षित 
सिन्हा, ग्राम - पतेड़, 

पद पर 
पोस्ट - कंधरिया , 
थाना - वजीरगंज, जिला - गया , 

बिहार 
8 | श्री दिलीप कुमार । अनारक्षित । 23. 11.1985 पिता - श्री रमेन्द्र प्रताप सिंह , । अनुमंडल कार्यालय , छपरा 
सिंह, 508 

ग्राम + पोस्ट - लहँग डुमरियाँ , 

थाना - बिहिया , 
ब्लॉक - शाहपुर, 
जिला – भोजपुर, बिहार , 

पिन - 802151 


श्री शशि भूषण । अनारक्षित । 15.02 . 1991 
कुमार, 520 


अनुमंडल कार्यालय , मुंगेर 


पिता - राम सागर सिंह , 
ग्राम + पोस्ट - खाईच ( वार्ड 
नं०- 2), बख्तियारपुर , पटना 


10 | सुश्री अर्चना कुमारी, 

521 


अनारक्षित - 16.01. 1984 


पिता - भोला प्रसाद, 

गांव - सन्दलपुर , 
पोस्ट - गोपालपुर , 

थाना - हरनौत , 
जिला - नालन्दा, बिहार 


मुख्य निर्वाचन 
पदाधिकारी - सह - सचिव का 
कार्यालय में अवकाश रक्षित 

पद पर 


11 | श्री ऋषिकेश रंजन, 

522 


बिहार गजट ( असाधारण ), 8 अप्रील 2019 
अनारक्षित | 02. 02.1989 पिता - श्याम किशोर, पुराना मुख्य निर्वाचन 

अरविन्द महिला कॉलेज के पदाधिकारी - सह - सचिव का 
निकट , कदमकुँआ, नाला । कार्यालय में अवकाश रक्षित 
रोड, थाना - कदमकुआ, 

पद पर 
पटना - 800003 


अनुमंडल कार्यालय, दरभंगा 

सदर 


( 05 ) 


12 | श्री सुधांशु कुमार, | पिछड़ा वर्ग | 25 . 02 .1989 पिता - आनन्दी प्रसाद , 
554 

ग्राम - रानीसराय, 
पो० – बहादूरगंज , 

थाना – गिरिचक , 
जिला - नालन्दा, बिहार, पिन 

___ कोड - 805105 
13 | श्री कुमार कौशल | पिछड़ा वर्ग | 12.06.1982 | पिता - स्व० रामदेव , 
कौशिक , 665 | (05 

C / o - लोकनगर, शिव मंदिर 
दिव्यांग 

के नजदीक , 
OH) 

जिला + थाना - जहानाबाद , 

पिन कोड - 804408 


अनुमंडल कार्यालय, आरा 

सदर 


14 


श्री कौशल किशोर 

नाग , 790 


अत्यंत । 14. 11.1985 
पिछड़ा वर्ग 


अनुमंडल कार्यालय, कटिहार 


(04 ) 


पिता - विनय कुमार , 
ग्राम + पोस्ट - चारूइपर , 

थाना - नूरसराय, 
जिला - नालन्दा, पिन 

कोड - 803113 
पिता - श्री दशरथ साह, । 

ग्राम - मशरफ बाजार, 
पोस्ट - लालबाग , थाना - नगर, 
दरभंगा, पिन कोड - 846004 


___ 15 | 


| 09. 08 . 1978 


श्री राजेश कुमार । अत्यंत 

साह, 803 | पिछडा वर्ग 


अनुमंडल कार्यालय , मधुबनी 


( 64 ) 


27. 11. 1980 


16 | श्री तौकीर किब्रिया , अत्यंत । 10.08. 1975 पिता - श्री जमाल किब्रिया , । अनुमंडल कार्यालय, मोतिहारी 
807 पिछड़ा वर्ग 

मुहल्ला - नील कोठी , 

सदर 
( 04 ) 

पोस्ट - डिहरी ऑन सोन , 

जिला - रोहतास, पिन 
कोड - 821307 ( सासाराम ), 

बिहार 
17 | श्री मानवेन्द्र 

| पिता - सुरेन्द्र कुमार मंडल , । अनुमंडल कार्यालय, भागलपुर 
मनोरम , 832 पिछड़ा वर्ग 

बसंत विहार , कोशी कॉलोनी, 
( 04 ) 

थाना - के० हाट , 
पोस्ट - पूर्णियाँ, जिला - पूर्णियाँ, 

पिन कोड - 854301 
18 | श्री रंजय कुमार, । अनुसूचित । 15. 06.1989 | पिता - राजेश्वर पासवान , अनुमंडल कार्यालय, सासाराम 
1443 जाति ( 02 ) 

ग्राम - सलेमपुर , पोस्ट - ईटवाँ , 

थाना - हसपुरा, 
जिला - औरंगाबाद , पिन 

कोड - 824120 
| श्री दिलीप कुमार, । अनुसूचित | 20 . 09 . 1983 | पिता - सत्य नारायण सफी, | अनुमंडल कार्यालय, जमुई 
1452 जाति ( 02 ) 

ग्राम + पोस्ट - हरीपुर बक्सी 
टोला, थाना - कलुआही, 
जिला -मधुबनी, पिन 

कोड - 847229 


बिहार गजट ( असाधारण) , 8 अप्रील 2019 


यह नियुक्ति अभ्यर्थियों के द्वारा समर्पित शपथ - पत्र एवं सत्यापन प्रपत्र में अंकित सूचनाओं को प्रथम दृष्टया सही 
मानकर एवं पुलिस सत्यापन प्रतिवेदन अनुकूल प्राप्त होने की प्रत्याशा में की जा रही है । सत्यापन के क्रम में प्रतिकूल 
प्रतिवेदन प्राप्त होने पर उनकी सेवा बिना किसी पूर्व सूचना के समाप्त कर दी जायेगी । 
यह नियुक्ति अभ्यर्थियों द्वारा समर्पित शपथ - पत्र के आधार पर शैक्षणिक एवं अन्य संगत प्रमाण - पत्रों को सही मानकर 
इस शर्त पर की जा रही है कि भविष्य में शैक्षणिक प्रमाण- पत्र / अभिलेखों के संबंध में गलत सूचना पायी जाने की 
स्थिति में इनकी सेवा कभी भी बिना किसी पूर्व सूचना के समाप्त कर दी जायेगी एवं आवश्यक कानूनी कार्रवाई भी 
की जायेगी । 
योगदान के समय अभ्यर्थियों को असैनिक शल्य - चिकित्सक - सह - मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा निर्गत स्वास्थ्य 
प्रमाण - पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा । 
योगदान के समय अभ्यर्थियों को दहेज नहीं लेने एवं देने संबंधी घोषणा - पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा । 
योगदान के समय अभ्यर्थियों को शराब का सेवन नही करने साथ ही दूसरे लोगों को भी शराब से दूर रहने के लिए 
प्रेरित करने का शपथ - पत्र समर्पित करना आवश्यक होगा । 
बिहार पेंशन ( संशोधन) नियमावली 2005 द्वारा प्रतिपादित वित्त विभाग के संकल्प सं0 - 1964 दिनांक 31 .08. 2005 एवं 
768 दिनांक - 03 . 07.2007 के अनुसार नवनियुक्त पदाधिकारियों पर नयी अंशदायी पेंशन योजना लागू होगी 
नवनियुक्त पदाधिकारी दिनांक 20. 01 . 2019 तक निश्चित रूप से पदस्थापित कार्यालय में अपना योगदान करना 
सुनिश्चित करेंगे । 
अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र प्राप्त करने / योगदान करने हेतु पदस्थापित स्थान पर आने - जाने के लिए कोई यात्रा भत्ता 
देय नहीं होगा । 
अभिप्रमाणित फोटोंयुक्त नियुक्ति पत्र प्रस्तुत नहीं किये जाने पर योगदान स्वीकृत नहीं किया जायेगा । योगदान के समय 
अभ्यर्थी को आयोग में आवेदन पत्र में दिये गये फोटो की प्रति समर्पित करना अनिवार्य होगा अन्यथा ऐसे अभ्यर्थी 
का योगदान स्वीकार नहीं किया जायेगा । 
नवनियुक्त पदाधिकारी को पदस्थापित कार्यालय का प्रभार ग्रहण करने के समय संबंधित कार्यालय को विहित प्रपत्र में 
चल - अचल संपत्ति का ब्यौरा निश्चित रूप से समर्पित करना होगा । 
अवर निर्वाचन पदाधिकारी परीक्ष्यमान अवधि में अपने दैनिक कार्यों के अतिरिक्त वित्तीय कार्यों का निष्पादन अपने 
नियंत्री पदाधिकारी के प्रतिहस्ताक्षर के उपरांत ही करेंगे । 
इनकी पारस्परिक वरीयता बिहार लोक सेवा द्वारा अनुशंसित मेधा क्रमानुसार होगी । 
सभी नवनियुक्त अवर निर्वाचन पदाधिकारी (परीक्ष्यमान) दिनांक 20. 01 . 2019 तक नवपदस्थापित पद का प्रभार ग्रहण 
कर विभाग को दो प्रतियों में प्रभार प्रतिवेदन अपने नियंत्री पदाधिकारी के प्रतिहस्ताक्षर के उपरान्त निश्चित रूप से 
भेजना सुनिश्चित करेंगे । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 

एच० आर० श्रीनिवास , 
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार - सह - सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 

बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 526 -571 + 50 - डी0टी0पी0 । 

Website: http :// egazette. bih. nic .in 


